AIIMa 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
27 फरवरी , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 149 राँची, मंगलवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
29 मई, 2017 


संख्या-16 / थाना-27 / 2015- 2843 -- अधिसूचना संख्या-252, दिनांक 28 जनवरी , 2016 के द्वारा 
" झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 
( भर्ती पद्धति ) 2016" अधिसूचित किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं०-249, दिनांक 
28 जनवरी , 2016 द्वारा पुलिस हस्तक नियम भाग-01 में कतिपय संशोधन किए गए हैं । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राची के ज्ञापांक -1112 , दिनांक 
8 फरवरी, 2016 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी , 2016 के प्रभाव से कनीय स्तर के पदों यथा समूह- ख 
( अराजपत्रित ), समूह- ग एवं समू- च तथा समकक्ष पदों पर होनेवाली अधिसूचना सं० -1642, दिनांक 
17 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित “ झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 
2016 में भी उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 फरवरी, 2018 
है । उक्त परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 में संशोधन प्रस्तावित था । 
साथ ही पुलिस हस्तक नियम 684 ( 02 ) में प्रावधानित हवलदारों के प्रशिक्षण अवधि में भी संशोधन 
विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित संशोधन किया जाता है 


1. विभागीय अधिसूचना सं०-252 , दिनांक 28 जनवरी , 2016 की कंडिका -16( ग ) एवं 22 में 
प्रावधानित साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं अन्य कंडिकाओं में वर्णित “साक्षात्कार " शब्द को विलोपित 
किया जाता है । 


___ 2. पुलिस हस्तक नियम भाग-1 के नियम 864 ( 2) में वर्णित हवलदारों का प्रशिक्षण - हवलदार 
( या लांसनायक और नायक ) की काटि में प्रोन्नति के लिए चुने गये सिपाहियों को छः महीने की 
प्रोन्नति -चर्या पूरी करनी होगी । प्रशिक्षण के विषय होंगे अन्वेषण की तकनीकी बातें , संबंधित 
विधियाँ, विधि विज्ञान , सामाजिक प्रतिरक्षा और आरक्षी कार्य के निरोधक पक्ष को निम्न प्रकार से 
संशोधित किया जाता है:- "हवलदारों का प्रशिक्षण-हवलदार ( या लांसनायक और नायक ) की कोटि में 
प्रोन्नति के लिए चुने गए सिपाहियों को 90 ( नब्बे ) कार्यदिवसों का सीनियर लीडर कोर्स उYीर्ण 
करना होगा " 


3. विभागीय अधिसूचना सं० -249, दिनांक 28 जनवरी , 2016 द्वारा पुलिस हस्तक नियम भाग 
01 के नियम 660 ( क), 660 (घ), 660( घ), 660 अ (1), 660 आ (क )(1) में कतिपय संशोधन किया गया 
है । उक्त अधिसूचना के कंडका 5 में वर्णित प्रावधान “ सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में 
चयनित आरक्षी को छोड़ प्रत्येक आरक्षी को हवलदार की कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने 
नियम 684 (2) के अनुसार छः महीने का सीनियर लीडर कोर्स कर लिया हो " को निम्नलिखित के 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है 


" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित आरक्षी को छोड़ प्रत्येक आरक्षी को 
हवलदार की कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने कंडिका- 02 के अनुसार 90 कार्य दिवसों का 
सीनियर लीडर कोर्स उतीर्ण कर लिया हो " । 


___ 4. अधिसूचना सं०-252 , दिनांक 28 जनवरी, 2016 तथा अधिसूचना सं०-249 , दिनांक 
28 जनवरी , 2016 की शेष कंडिकाए यथावत रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश, से , 


कैलाशपति प्रसाद श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 149 -- 50 


